निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 527 ) 


___ 4 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 25 जून 2014 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 जून 2014 
सं0 06 / सी०एम०टी० - 24 / 2012 - 3450 — केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 108 (2 ) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों के आगे नीली 
बत्ती (फ्लैशर सहित ) के प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करते हैं : 

सभी प्रधान सचिव, 
पुलिस महानिदेषक / अपर पुलिस महानिदेशक, 

सरकार के सचिव, 
| 4 | महानिबंधक / निबंधक उच्च न्यायालय , 
| 5 प्रमंडलीय आयुक्त , 

पुलिस महानिरीक्षक , 
क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक , 

राज्य परिवहन आयुक्त , । 
9 क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक , 
10 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश / समकक्ष, 
| 11 

जिला पदाधिकारी , 
पुलिस अधीक्षक , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 

उप विकास आयुक्त , 
15 अपर जिला दण्डाधिकारी , 
16 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 


12 


14 


5 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 जून 2014 
17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, 
18 

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी । 
( 2 ) सभी सरकारी वाहनों पर विभाग का नाम एवं बिहार सरकार का मोनोग्राम रहेगा । 
( 3) यदि कोई सरकारी वाहन जिसके शीर्ष अग्र भाग पर नीली बत्ती लगी हुई हो , संबंधित अधिकारी को लेकर 

तो ऐसी स्थिति में नीली बत्ती का उपयोग नहीं होगा एवं नीली बत्ती को काले आवरण से ढंक दिया 
जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 18th June 2014 
No . 6 /CMT- 24 /2012 - 3450 — The Governor of Bihar in exercise of powers vested in 
it under rule 108 ( 2 ) of the Central Motor Vehicles Rules , 1989 specifies that government 
vehicle carrying following officers shall be permitted to use blue light (with flasher) on its 
front atop : 

All Principal Secretaries 

Director General of Police /Additional Director General of Police 
| 3 Secretary to the Government 

Registrar General/Registrar , High Court 
Divisional Commissioner 
Inspector General of Police 

Zonal Inspector General of Police 
8 State Transport Commissioner 

Regional Deputy Inspector General of Police 
| 10 District and Sessions Judge/ Principal Judge/ Equivalent. 
| 11 District Magistrate 
| 12 | Superintendent of Police 
13 

Additional District and Sessions Judge 
| 14 | Deputy Development Commissioner 
15 

Additional District Magistrate 
16 

Chief Judicial Magistrate 
| 17 Sub- Divisional Magistrate 

18 Sub - Divisional Police Officer 

2 . The government vehicles shall have name plates of the department and monogram 
of Government of Bihar. 

3. In case of vehicles fitted with blue light in the top front is not carrying the 
concerned official then such blue light shall not be used and be covered by a black cover. 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd ./Illegible , 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 527-571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


